निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 536 ) 


30 कार्तिक 1930 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 21 नवम्बर 2008 


वित्त विभाग 


1 . 


। 


अधिसूचना 

10 नवम्बर 2008 
सं0- एम . 4- 28 / 07 ( खंड)/ 07-9296 - मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना 
संख्या- 602 दिनांक 20 .03. 2007 के आलोक में नीचे अंकित पदाधिकारी को अधिसूचना निर्गत होने 
की तिथि से उनके नाम के समक्ष अंकित विभाग का आन्तरिक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया 
जाता है 
कम | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम विभाग का नाम जिसका 

अभ्युक्ति 
सं० 

आंतरिक वित्तीय सलाहकार 
नियुक्त किया गया है । 

3 
श्री प्राण मोहन ठाकुर , 

उद्योग विभाग वित्त विभाग द्वारा पूर्व में 
निदेशक , 

निर्गत अधिसूचना को 
हस्तकरघा एवं रेशम , बिहार 

इस हद तक संशोधित 

समझा जाए । 
डॉ0 एम . ए . एजाजी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 

तदैव 
उप सचिव , 

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 
3 . श्री अरूण कुमार सिंह , 

पर्यटन विभाग 

तदैव 
उप सचिव , वित्त विभाग 
श्री निर्मल कुमार सिंहानिया , सूचना प्रावैधिकी विभाग / लोक 

तदैव 
उप सचिव , वित्त विभाग 

स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 
5 . | श्री सच्चिदानन्द सिन्हा , 

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 

तदैव 
निदेशक, 
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग 


2 . 


बिहार गजट , ( असाधारण ), 21 नवम्बर 2008 


मानव संसाधन विभाग 


तदैव 


श्री अनिल कुमार , 
उप सचिव , 
मानव संसाधन विभाग 


आदेश : 


आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में 
प्रकाशित कराया जाए और इसकी प्रति सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक 
कार्रवाई हेतु भेज दी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जितेन्द्र श्रीवास्तव, 
सरकार के संयुक्त सचिव। 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 536- 571 + 25 -डी0टी0पी0 | 


